H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 
गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


20 


राँची , 


बुधवार 


12 जून , 2019 ( ई ०) 


, 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 312-318 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि। 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


, 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 12 जून , 2019 


313 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


30 मई , 2019 


संख्या -1 /विविध -805/ 2010 का .-4262 -- श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा.प्र.से. ( झाः 1987), सदस्य , 
राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड ) को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 
20 के तहत दिनांक 10.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति तथा दिनांक 08.06.2019, 09.06.2019, 22.06.2019 एवं 23.06.2019 के 
शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग Prefix एवं Suffix के रूप में करने एवं उक्त अवधि में 
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा.प्र.से. ( झाः 1987), सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची 
( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य सचिव, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड) के 
अनुपस्थिति अवधि में श्री सुखदेव सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 1987), विकास आयुक्त , झारखण्ड अपने कार्यों 
के साथ सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा श्री अरूण कुमार सिंह , 
भा.प्र.से. ( झाः 1988 ), अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ अपर 
मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 12 जून , 2019 


314 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

30 मई , 2019 
संख्या-1 /पे०-421/19 का.-4293 -- श्री मनोज कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2001) ( सेवानिवृत्त ), तत्कालीन 
मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त ( अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत चिकित्सीय कारणों से दिनांक 01.06.2018 से 
31.10.2018 तक कुल 153 दिनों के लिए रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. 


अधिसूचना 

4 जून , 2019 
संख्या -1 /विविध-815/ 2019 का.- 4417-- विभागीय अधिसूचना संख्या-3836 दिनांक 18.05.2019 
से श्री चंदन कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ), अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम , जमशेदपुर को दिनांक 
13.06.2019 से 26.06.2019 तक स्वीकृत कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex -India Leave ) के 
क्रम में अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 04.06.2019 से 12.06.2019 तक एवं दिनांक 27.06.2019 से 03.07.2019 तक कुल 16 
दिनों की अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 12 जून , 2019 


315 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


7 जून , 2019 
संख्या-03/ नि 0 सं0-09-17/ 2017 का.4468-- श्री कमलेश्वर नारायण, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच ), 
अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर ( नगर उटांरी) को , उनकी स्वयं की चिकित्सा हेतु, दिनांक 
10.06.2019 से 09.10.2019 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति , झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227,230 एवं 248 में निहित प्रावधान के आलोक में , प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 


कुमार सिंह , 


सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


7 जून, 2019 
संख्या-03/ नि ० सं०-09-30 / 2016 का ० 4471-- श्रीमती जया रेचल मिंज , झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच), 
सहायक निदेशक , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 
25.12.2018 से 28.01.2019 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधान के आलोक में , प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 12 जून , 2019 


316 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं TEJASWINI पुत्री SHRI RAJNI KANT PATHAK शपथ पत्र संख्या-460 , 
दिनांक 9 फरवरी, 2018 के अनुसार TEJASWINI PATHAK के नाम से जानी जाऊँगी । 

TEJASWINI एवं TEJASWINI PATHAK दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT- 


Q / No.- D - 3 , JUDGES COLONY , 
RESIDENTIAL AREA NEAR COLLECTORATE , 
CHHATTAR MANDU , 
RAMGARH , JHARKHAND , 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RITU KUMARI पुत्री SRI SHATRUGHAN RAM शपथ पत्र संख्या -603, 
दिनांक 13 मई, 2019 के अनुसार RITU KUMAR के नाम से जानी जाऊँगी । 

RITU KUMARI एवं RITU KUMAR दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


QR.NO.- B - 75 , CMPDI COLONY , 
KANKE ROAD , 
P.S.- GONDA , 
DIST.- RANCHI - 834008 
STATE JHARKHAND , 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 12 जून , 2019 


317 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ARCHIKA BANERJEE पुत्री SRI SHARAD BANERJEE शपथ पत्र संख्या -509, 
दिनांक 23 अप्रैल , 2019 के अनुसार ARCHIKA SAHU के नाम से जानी जाऊँगी । 

ARCHIKA BANERJEE एवं ARCHIKA SAHU दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT- 


192/ A6, KANKE ROAD , 
OPPOSITE KRISHI BHAWAN , 
MISHIRGONDA ALIAS PAHAR GONDA , RANCHI, 
P.S.-GONDA , 
DISTRICT-RANCHI, JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAJENDER PRASAD SINGH पुत्र स्व ० HARSH NARAYAN SINGH 

SINGH YET 
संख्या-540 , दिनांक 15 मई, 2019 के अनुसार RAJENDRA PRASAD SINGH के नाम से 
जाना जाऊँगा | 

RAJENDER PRASAD SINGH एवं RAJENDRA PRASAD SINGH दोनों एक ही 
व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT- 


SECTOR- 3/ E, 
QR.No. -393 , 
P.O. + P.S.- B.S. CITY, 
DISTRICT- BOKARO , JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 जून , 2019 


318 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# RITA KUMARI पत्नी ARUN KUMAR MISHRA शपथ पत्र संख्या -477 , 
दिनांक 27 मई, 2019 के अनुसार RITA ARUN MISHRA के नाम से जानी जाऊँगी । 

RITA KUMARI एवं RITA ARUN MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT- 


DEVI MANDAP ROAD , HESAL , 
SAROVAR NAGAR , 
NEAR SURYA MANDIR , 
RATU ROAD , 
P.O.- HEHAL, 
P.S.- SUKHDEO NAGAR , 
DIST.- RANCHI - 834005 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KUMARI PRIYAMBADA SINHA पत्नी SHAILENDRA KUMAR VERMA शपथ 
पत्र संख्या-772, दिनांक 23 मई , 2019 के अनुसार PRIYAMBADA SINHA के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

KUMARI PRIYAMBADA SINHA एवं PRIYAMBADA SINHA दोनों एक ही महिला 
का नाम है | 


। 


RESIDENT- 


QR.NO.- 3247 , SECTOR- 04/ G , 
P.0 . + P.S. - SECTOR- 4 
DIST- BOKARO , 
JHARKHAND- 827004 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय, 

राँची 

द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट (साधारण ) 20 -- 50 | 


